निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण 1934 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार, 7 दिसम्बर 2012 


( सं0 पटना 654 ) 


वित्त विभाग 


- - - - - 


शुद्धि - पत्र 

6 दिसम्बर 2012 
सं0 एम - 4 - 11/ 2011 - 16604 / वि0( 2 ) वित्त विभागीय अधिसूचना सं0 - एम - 4 - 11 / 2011- 15918 
दिनांक 12. 11. 2012 द्वारा श्री बलिराम सिंह , अपर सचिव - सह - अपर निबंधक, सहयोग समितियां 
( मुख्यालय ) बिहार , पटना को सहकारिता विभाग का आन्तरिक वित्तीय सलाहकार अधिसूचित किया गया 
है । चूँकि प्रशासी विभाग के पत्रांक 5180 दिनांक 08 . 11 . 2012 में उल्लिखित नाम के अनुसार ही 
बलिराम सिंह टंकित हुआ । । 

प्रशासी विभाग के पत्रांक 5424 दिनांक 01 . 12 . 2012 के अनुरोध पर बलिराम सिंह के स्थान 
पर बलराम सिंह संशोधित किया जाता है । 

तद्नुसार पूर्व में निर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना सं0 - 15918 दिनांक 12 . 11. 2012 को इस 
हद तक संशोधित समझा जाय । 

विश्वासभाजन, 

प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 654-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


